रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


ENIPAT 


WN 


स 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , दिसम्बर 1 , 2016 / अग्रहायण 10 , 1938 

नई दिल्ली , 
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2016/ AGRAHAYANA 10 , 1938 


सं. 830 ] 
No. 830 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2016 

सं . 36/ 2016- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का . नि . 1110( अ). — केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 12/ 2012 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 17 मार्च, 2012, सा . का . नि . 163( अ ), तारीख 
17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी , में निम्नलिखित और संशोधन करती 
है अर्थात्: 

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , क्रम सं . 200 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की 
जाएगी , अर्थात् : 


( 4 ) 


( 5 ) 


| (1 ) (2) 
" 200 | 7114 


1 % 


(II) 


शन्य 


52क 


(I) ब्रांड नाम वाले कीमती धातु अथवा कीमती धातु के साथ धातु क्लैड के सुनार 

अथवा रजतकार की वस्तु । 
ब्रांड नाम वाले 99.5 प्रतिशत और इससे अधिक शुद्धता के गोल्ड कॉयन जब वे 
सोने से निर्मित हो तथा जिन पर समुचित सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अदा 

किया गया हो । 
( III) ब्रांड नाम वाले 99.9 प्रतिशत और इससे अधिक शुद्धता के सिल्वर कॉयन जब वे 

सिल्वर से निर्मित हो तथा जिन पर समुचित सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अदा 
किया गया हो । 
स्पष्टीकरण - इस छूट के प्रयोजनों के लिए , 
( 1) " ब्रांड नाम " से ऐसा ब्रांड नाम अभिप्रेत है चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है या नहीं 
अर्थात कोई नाम या कोई चिन्ह जैसे समप्रतीक , मोनोग्राम , लेबल , हस्ताक्षर या 


शून्य 


5542 GI/ 2016 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


अविष्कारित शब्द या कोई लेख जिसका प्रयोग व्यक्ति की पहचान का कोई उपदर्शन 
के साथ या उसके बिना ऐसा नाम या चिन्ह किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग कर रहा है 
और उत्पाद के मद्दे व्यापार के अनुक्रम के संबंध में उपदर्शन के प्रयोजन के लिए या 
उसके रूप में उपदर्शित है, के संबंध में हुआ है । 
( 2) किसी सुनार या कार्य कर्मकार द्वारा डाले गए पहचान , जिसे सामान्यत: “हाऊस 
मार्क” कहा जाता है, को ब्रांड नाम नहीं समझा जाएगा।"। 


[ फा . सं . 354/122/ 2016-टीआरयू 

अनुराग सहगल , अवर सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 12/ 2012 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 17 मार्च, 2012, सा . का .नि . 163( अ), तारीख 17 मार्च, 2012 

द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं . 35/ 2016- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 28 नवम्बर, 
2016 सा . का . नि . 1097 ( अ), तारीख 28 नवम्बर , 2016 द्वारा किया गया था । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st December , 2016 

No. 36/ 2016 - Central Excise 
G . S . R . 1110 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 5A of the Central Excise 
Act, 1944 (1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue), No . 12 /2012 -Central Excise , dated the 17th March , 2012 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide number G . S .R . 163( E ), dated the 17th March , 2012 , namely : 

In the said notification , in the Table , for serial number 200 and the entries relating thereto , the following serial 
number and entries, shall be substituted , namely : 


" 200 


7114 


Articles of goldsmiths or silversmiths wares of precious metal or of | 1 % 
metal clad with precious metal , bearing a brand name; 
Gold coins of purity 99.5 % and above , bearing a brand name when 

Nil 
manufactured from gold on which appropriate duty of customs or 

excise has been paid ; 
(III) Silver coins of purity 99. 9 % and above , bearing a brand name when 

manufactured from silver on which appropriate duty of customs or Nil 

excise has been paid . 
Explanation . – For the purposes of this exemption , 
( 1 ) " brand name” means a brand name or trade name, whether 

registered or not, that is to say , a name or mark , such as a symbol, 
monogram , label, signature or invented words or any writing which 
is used in relation to a product, for the purpose of indicating, or so as 
to indicate , a connection in the course of trade between the product 
and some person using such name or mark with or without any 

indication of the identity of that person ; 
(2 ) an identity putby a jeweller or the job worker, commonly known as 

___ house mark shall not be considered as a brand name. ”. 


[ E. No . 354/122/ 2016 - TRU] 

ANURAG SEHGAL , Under Secy. 
Note : The principal notification No. 12 /2012 -Central Excise , dated the 17th March , 2012 was published in the Gazette 

of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub - section (i) vide number G . S .R . 163 (E ), dated the 17th March , 
2012 and last amended vide notification No. 35 /2016 -Central Excise , dated the 28th November, 2016 published 
in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (i) vide number G . S . R . 1097 ( E ), dated the 
28th November, 2016. 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 दिसम्बर, 2016 

सं . 59/ 2016- सीमा शुल्क 
सा . का . नि . 1111( अ ). - केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं . 12/ 2012 सीमा शुल्क , तारीख 17 मार्च, 2012, सा . का . नि . 185( अ ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो 
भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी , में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , क्रम सं . 323 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं . और संबंधित 
प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा , यथा : 
( 1 ) ( 2 ) 

( 4 ) 

( 5 ) | ( 6 ) 
" 323 

| ( 1 ) गोल्ड बार तोला बार से भिन्न , जिस पर विनिर्माणकर्ता या रिफाइनर का 10 % शून्य 

खुदा हुआ क्रम संख्या और मिट्रिक यूनिटों में भार अभिव्यक्त है; 
( 2 ) गोल्ड कोइन , जिनमें सोने का अवयव 99.5 प्रतिशत से कम नहीं हो , और 

10 % 
गोल्ड फाइंडिंग्स, 
ऐसी वस्तुओं के डाक, कूरियर या बैगेज के माध्यम से आयात के अलावा । 
स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजन से “गोल्ड फाइंडिंग्स " से अभिप्राय ऐसे 
छोटे घटक जैसे हुक , क्लस्प , कलैम्प , पिन, कैच, स्क्रयू बैक से है जिसका प्रयोग 
आभूषण के पीस के संपूर्ण हिस्से या किसी एक हिस्से को रोक कर रखने के 
लिए किया जाता है।" 


( 3 ) 


71 


[ फा . सं . 354/ 122/ 2016-टीआरयू] 

अनुराग सहगल , अवर सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 12/ 2012- सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा . का . नि . 185( अ ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत 

के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र , 
असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं . 58/ 2016 - सीमा शुल्क , तारीख 5 अक्तूबर , 2016 सा . का .नि . 
956 ( अ), तारीख 5 अक्तूबर, 2016 द्वारा किया गया था । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st December , 2016 

___ No. 59/ 2016 - Customs 
G . S. R. 1111 ( E). — In exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) of section 25 of the Customs Act , 
1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby 
makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) No. 12 /2012 -Customs, dated the 17th March , 2012, published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub -section (i) vide number G . S .R . 185 (E ), dated the 17th March , 2012 , namely: 

In the said notification , in the Table , for serial number 323 and the entries relating thereto , the following serial 
number and entries , shall be substituted, namely: 
| ( 1) | ( 2 ) 

( 3 ) 

____ ( 5 ) | ( 6 ) 
" 323 | 71 

manufacturer s or refiner s | 10 % 
| (1 ) Gold bars, other than tola bars, bearing manufacturer s or refiner s 

Nil 
engraved serial number and weight expressed in metric units; 
( 11) Gold coins having gold content not below 99.5 % and gold findings, 10 % 
other than imports of such goods through post, courier or baggage. 
Explanation . - For the purposes of this entry, “ gold findings” means a 
small component such as hook , clasp , clamp , pin , catch , screw back used to 
hold the whole or a part of a piece of jewellery in place .” . 

[ F. No . 354 /122 /2016 - TRU] 
ANURAG SEHGAL , Under Secy. 


( 4 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


Note : The principal notification No. 12/ 2012 -Customs, dated the 17th March , 2012 was published in the Gazette of 

India , Extraordinary, Part II, Section 3, Sub -section (i) vide number G . S .R . 185 (E ), dated the 17th March , 2012 
and was last amended by notification No. 58/ 2016 -Customs, dated the 5th October, 2016 , published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i) vide number G .S .R 956 ( E ), dated the 5th 
October, 2016 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 

Digitally signed by ALOK 

KUMAR 
ALOK KUMAR 

Date : 2016 . 12 .02 
16 :33:32 + 05 30 


